रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 



MON 


" 


. 


Art 


.. 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 30 , 2015 / माघ 10 , 1936 
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2015 /MAGHA 10 , 1936 


सं . 63 ] 
No. 63 ] 


पोत परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन स्कंध ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015 
सा . का .नि . 66( अ). - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38 ) की धारा 3 की उप - धारा 6 के साथ पठित 
उपधारा (1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय ( पत्तन स्कंध ) 
की अधिसूचना सं. सा. का .नि . 114 ( अ ), 25 .02. 2014, और 143 ( अ ) 4.3.2014 के अधिक्रमण में , केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई 
तालिका के क्रम सं . 1 से 4 तक में दर्शाए गए व्यक्तियों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31.03. 
2016 तक कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है : 

तालिका 
श्री विशाल झाझारिया , 

बंगाल टिम्बर इम्पोटर्स एसोसिएशन 
प्रबन्ध निदेशक , 

एमपीटी अधिनियम 1963 की धारा 3 
मल्टीवाइन इन्डस्ट्रीज प्रा . लि ., 

( 1)( ग )(ii) के अंतर्गत् परिकल्पित अन्य 
3 - बी कामा स्ट्रीट कोलकाता - 700016 

हित के प्रतिनिधि 
श्री अमिताभ वर्मा, 

इन्लैंड वाटरवेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 
अध्यक्ष, ( इन्लैंड वाटरवेस अथारिटी ऑफ इंडिया ) 

एमपीटी अधिनियम 1963 की धारा 3 
ए - 13 सेक्टर - 1, नोएडा यू. पी . 

( 1)( ग)( ii ) के अंतर्गत् परिकल्पित अन्य 

हित के प्रतिनिधि 
श्री प्रकाश कुमार मोरे , 

मर्चेन्ट चैम्बर्स ऑफ कामर्स एमपीटी 
प्रबंध निदेशक , मयूर प्लाई इन्डस्ट्रीस प्रा . लि . 46 - सी रफी अहमद अधिनियम 1963 की धारा 3 (1)(ग)(ii ) 
किदवई रोड द्वितीय तल 

के अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित के 
कोलकाता - 700016 

प्रतिनिधि 


अध्यक्ष, ( इन्डियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स ) 
आई सी सी - टॉवर्स - 4 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता - 700001 


इन्डियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एमपीटी 
अधिनियम 1963 की धारा 3 (1)( ग)(ii ) 
के अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित के 
प्रतिनिणि 
[ फा . सं. एलबी - 11013 / 2 / 2013 - एल ] 

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव 


550 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


MINISTRY OF SHIPPING 

(PORTS WING ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th January , 2015 
G .S .R . 66 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub - section ( 1) read with sub 
section (6 ) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963) and in supersession of the 
Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing) No . G . S .R . 114 ( E ) dated 
25th February , 2014 and 143 (E ) dated 4th March , 2014 , the Central Government hereby appoints the persons 
mentioned against serial number 1 - 4 in the table below , to be trustees on the Board of Trustees of the Kolkata 
Port Trust from the date of publication of this Notification in the Gazette of India for the term upto 
31.03. 2016 : 


TABLE 


Shri Vishal Jhajharia , 
Managing Director, Multiwyn Industries Pvt . Ltd ., 
3 - B , Camac Street, Kolkata – 700016 


Bengal Timber Importers Association . 
Representing Other Interest as envisaged 
under Section 3 ( 1 )(c ) ( ii ) of MPT Act, 1963 


Shri Amitabh Verma, 
Chairman ( IWAI) 
A 13, Sector - 1, Noida , U .P . 


Inland Waterways Authority of India. 
Representing Other Interest as envisaged 
under Section 3 ( 1) (c )( ii ) of MPT Act, 1963 


Shri Prakash Kumar More , 
Managing Director, Mayur Ply Industries Pvt. Ltd ., 
46C , Rafi Ahmed Kidwai Road , 2nd Floor, Kolkata 
-700016 


Merchant Chamber of Commerce . 
Representing Other Interest as envisaged 
under Section 3 ( 1) (c )( ii ) of MPT Act, 1963 


1 


President( ICC ) 


Indian Chamber of Commerce . Representing 
Other Interest as envisaged under Section 
3 ( 1 )( c )(ii) of MPT Act, 1963 


ICC - Towers, 4 , India Exchange Place , Calcutta – 
700001 


[ F . No . LB - 11013 /2 / 2013 - L ] 


BARUN MITRA, Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


